निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 ज्येष्ट 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 680 ) पटना , सोमवार , 10 जून 2019 


पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

6 जून 2019 
सं० वन विक्रय ( आरा मिल / विनियर मिल) - 14 / 12 - 1862 / प0व0 - पर्यावरण , वन एवं जलवायु 
परिवर्तन विभाग , बिहार , पटना के संकल्प सं0 - 2563, दिनांक 16.08. 12 तथा संकल्प सं0 - 2841, दिनांक 06.09.12 द्वारा 
राज्य के आरा मिलों एवं विनियर मिलों की आपसी वरीयता के निर्धारण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना की 
अध्यक्षता में चयन समिति गठित है । 

2. राज्य स्तरीय समिति का गठन प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HoFF), बिहार , पटना की अध्यक्षता में होने के 
कारण काष्ठ आधारित उद्योगों की वरीयता के संबंध में किसी विवाद के निपटारे हेतु उसी प्राधिकार के समक्ष अपील 
किया जाना न्याय संगत नहीं है । अतएव ऐसे काष्ठ आधारित उद्योग जिनकी वरीयता सूची राज्य स्तर पर तैयारी होनी 
है तथा ऐसे काष्ठ आधारित उद्योग जिनकी वरीयता सूची जिलावार ( आरा मिल ) तैयार की जानी है के मामलों के 
निष्पादन के लिए विभागीय संकल्प सं0 - 2563, दिनांक 16. 08. 12 एवं संकल्प सं0 - 2841, दिनांक 06.09. 12 द्वारा गठित 
समितियों के अध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना होंगे । 

____ 3. विभागीय संकल्प सं0 - 2563 , दिनांक 16.08. 12 एवं 2841, दिनांक 06.09.12 को इस हद तक संशोधित 
किया जाता है । उक्त संकल्पों की अन्य सभी कंडिकाएँ यथावत रहेगी । 

4. विभागीय अधिसूचना सं0 - 3864 , दिनांक 14.12.12 को विलोपित किया जाता है । 

5. प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्य (पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ) मंत्री, बिहार , पटना का 
अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुबोध कुमार चौधरी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 680 -571 +500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic. in 


